-- 


PARTI ]] 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG. 9, 2011 (SRVN. 18, 1933 SAKA) 


923 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2 , सेक्टर 17, पंचकूला 

दिनांक 27 जुलाई, 2011 


--- 


क्रमांक एस ० ई० सी ०/25-11/ 2011/1814. - यह किं दिनांक 12 जून, 2010 को हुए आम चुनाव के दौरान उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन 
अधिकारी (पंचायत), फतेहाबाद की सिफारिश अनुसार श्री प्रेम पुत्र श्री गणपत का नाम, ग्राम पंचायत हिजरावांखुर्द, खण्ड फतेहाबाद के वार्ड 
संख्या 2 से पंच पद हेतु आयोग के क्रमांक एस ० ई० सी ०/ ई-II/ 2010/ 5385, दिनांक 6 जुलाई , 2010 द्वारा अधिसूचित किया गया था । 


श्री गणपत 


2. यह कि श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बाग चन्द द्वारा इस आयोग को लीगल नोटिस जारी किया गया था कि उसका श्री प्रेम 

पुत्र 
का नाम ग्राम पंचायत,हिजरावांखुर्द के वार्ड नं 0 2 से पंच पद हेतु अधिसूचित किया गया है कि जोकि गलत है और उसके स्थान पर आवेदक 
श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बाग चन्द का नाम अधिसूचित किया जाए । इस बारे उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ), फतेहाबाद को आयोग 
के पत्र क्रमांक रा ० नि ० आ ०/ 2 ई- II/ 8032, दिनांक 3 दिसम्बर , 2010 द्वारा लिखा गया कि मामले में जांच करके रिपोर्ट आयोग को तत्काल भेजें । 


3. यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ), फतेहाबाद ने अपने यादि क्रमांक 291, दिनांक 19 जनवरी, 2011 द्वारा 
रिपोर्ट इस आयोग को भेजी और सूचित किया कि श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बाग चन्द द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल याचिका संख्या 
22477/2010 दायर की गई थी और जिसमें दिनांक 16 दिसम्बर , 2010 को निम्न आदेश पारित किए गए थे 


“ As prayed , the present writ petition is hereby dismissed as withdrawn with the observation that in case 
the petitioner files an election petition within a period of 10 days from today, the same shall be decided by 
the appropriate authority within a period of two months thereafter." 


और जांच रिपोर्ट में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ), फतेहाबाद द्वारा उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 2 से प्रेम पुत्र 

श्री गणपत 
का नाम डिनोटीफाई करके उसके स्थान पर प्रेम चन्द पुत्र श्री बाग चन्द का नाम अधिसूचित करने की सिपारिश की गई। इसके साथ यह भी 
सूचित किया गया कि प्रेम चन्द पुत्र श्री बाग चन्द द्वारा सिविल न्यायालय, फतेहाबाद में एक निर्वाचन याचिका भी दायर की गई जिसमें आगामी 
तारीख 20 जनवरी , 2011 निश्चित है । 


-. 


4. यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), फतेहाबाद द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1357/ पी ० ए ०/पंचायत , दिनांक 
16 मार्च, 2011 द्वारा श्री ए० के ० शर्मा, एडीशनल सिविल जज , फतेहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 फरवरी , 2011 की प्रति भेजी गई, 
उसका अवलोकन करने पर पाया गया था कि इन आदेशों में श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बाग चन्द को ग्राम पंचायत, हिजरावांखुर्द से निर्वाचित घोषित 
किया गया है । 


5. यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ), फतेहाबाद द्वारा अपने यादि क्रमांक 3141/ पी ० ए०, दिनांक 13 जून , 2011 
द्वारा श्री रमेश कुमार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद, श्री भूपिन्द्र पाल सिंह, एस ० पी ० ई ० ओ० तथा श्री बलजीत सिंह, रिटर्निंग 
अधिकारी के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी में लिखा है कि पंचायत आम चुनाव में कार्य की अधिकता के कारण वार्ड नं 0 2, ग्राम 
पंचायत, हिजरावांखुर्द से पंच हेतु दो नाम प्रेम चन्द अभ्यर्थी होने के कारण तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेम चन्द के नाम के आगे पिता का 
नाम किसी कारणवश न लिखे जाने के कारण गलती से प्रेम चन्द पुत्र श्री बाग चन्द की बजाए प्रेम चन्द पुत्र श्री गणपत का नाम अधिसूचना हेतु 
भेजा गया है और उनके स्पष्टीकरण को दाखिल दफ्तर करने की सिफारिश की गई । 
6. यह कि उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए आयोग के क्रमांक रा० नि ० आ o/2 ई-II/ 2011/1631, दिनांक 5 जुलाई, 2011 

पुत्र श्री गणपत राम पंच वार्ड संख्या 2, ग्राम पंचायत हिजरावांखुर्द, खण्ड फतेहाबाद का नाम आयोग की अधिसूचना क्रमांक 
रा० नि ० आ o/ ई-II /2010/5385 , दिनांक 6 जुलाई, 2010 से आलोपित करते हुए उसके स्थान पर श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री बाग चन्द का नाम 
अधिसूचित किया गया और आयोग के पत्र क्रमांक रा० नि ० आ o/2 ई-II/2010/ 1637, दिनांक 5 जुलाई, 2011 द्वारा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन 
अधिकारी (पंचायत), फतेहाबाद को आदेश जारी किए गए कि ग्राम पंचायत हिजरावांखुर्द के पंच वार्ड संख्या 2 का नाम गलत भेजने बारे रिटर्निंग 
अधिकारी तथा पोलिंग अधिकारी को हरियाणा सिविल सेवा ( दण्ड एवं अपील) नियम 7 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी करें तथा 

श्री रमेश 

कुमार , 
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को नियम 8 के तहत आरोप - पत्र जारी करें । 


द्वारा श्री प्रेम 


924 


HARYANA GOVT . GAZ .. AUG. 9 , 2011 (SRVN. 18, 1933 SAKA) 


[ PARTI 


7. यह कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 10791/2011, प्रेम बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त . 
हरियाणा एवं अन्य में दिनांक 3 जून, 2011 को पारित किए गए अन्तरिम आदेश की प्रति जोकि आयोग के कार्यालय में दिनांक 14 जुलाई, 2011 
को प्राप्त हुई है, का अवलोकन किया गया है और जिसमें निम्न आदेश पारित किए गए हैं 


- 


" Notice of motion be issued to the responsends, returnable for 17th August, 2011. Operation of the 
impugned order dated 15th February, 2011 (Annexure P - 1) is stayed till further orders. 


June 03, 2011 


( Sd.)..., 
(Mehinder Singh Sullar ) 

Judge " 


- 


8. अत: माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों की अनुलापना में राज्य निर्वाचन आयोग . हरियाणा अपनी 
अधिसूचना क्रमांक एस ०ई० सी ०/2 ई- II/2011/1631, दिनांक 5 जुलाई, 2011 को आगामी आदेशों तक स्थगित ( stay) करता है । 


आदेश द्वारा । 


- 


पंचकूला : 
दिनांक 26 जुलाई , 2011 


( हस्ता.). . ., 

सचिव, 
राज्य निर्वाचन आयोग . हरियाणा। 


-- 


- 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 27th July , 2011 


-- 


No. 2261 /334 -W.- Whereas, the land described in Haryana Government Notification under Section 4 issued 
vide this office letter No. 3496-97/334 - W , dated 17th March , 2011 and under section issued vide No. 2157 / 334- W , 
dated 19th July, 2011 under Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed by the Government, at the 
public expenses, for a public purpose , namely , for constructing of Hetampura Minor from RD 0 to 8400 off taking at 
RD 31160 /R D /S Ch . Bansi Lal Canal in villages Hetampura, Bhakhra and Dhani Brahmanan , Tehsil Tosham , 
District Bhiwani. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred under Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 the 
Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition Collector, Hisar ( Irrigation Branch , Bhiwani) to take order for 
acquisition of land described in the specification appended to declaration published with the notification . 

By the order of Governor ofHaryana. 


GULAB SINGH NARWAL , 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle . Bhiwani. 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं मार्ग शाखा) गुड़गांव वृत्त , गुड़गांव 

दिनांक 1 अगस्त, 2011 
संख्या 28- जी ०ए०-87- डी 0/ 55 .-- यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिनका विवरण नीचे विशिष्टि में वर्णित है, जोकि हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं मार्ग 
शाखा) की अधिसूचना संख्या 28 - जी ० ए०-87 - डी ०/52,दिनांक 09 दिसम्बर , 2010 की पठित धारा 4 के अन्तर्गत प्रकाशित दिनांक 31 दिसम्बर, 
2010 द्वारा वापस ली जाती है । 


-- 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ., AUG. 9, 2011 (SRVN. 18, 1933 SAKA ) 


925 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्रागांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


सर्वेक्षणं संख्या 


( एकड़ ) 


खसरा संख्या 


आयत 
संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


फरीदाबाद 


फरीदाबाद 


पाली 


13 


6.48 


169 // 


9/1( 0-8), 9/2( 0-14), 10/1( 0-15 ), 10/ 210-0) , 
11/1( 1-2), 11/2( 2-17), 12( 0-11 ), 20/1 ( 0-9 ), 
20/2( 0-12) 


170 // 


14( 0-10 ), 15 ( 3-14), 16/1( 0-15 ), 16/2( 3-16 ), 
17/1/1(0-3), 17/2( 4-15), 18( 0-15), 22(0-15 ), 
23/1( 4-8) , 23/2( 0-8) , 24/1 (0-5 ) , 
24/2/2( 4-18 ), 25 ( 1-3), रास्ता(0-4 ) 


173// 


6 (0-4), 15/1( 0-6), 15/2( 0-9 ) 


17411 


1 ( 0-11 ), 2/1 ( 3-4 ), 2/2/1( 0-18 ), 2/ 2 / 2/ 0-0 ), 
3/1 (0-2), 3/2/1 (0-16 ), 3/2/2( 3-3), 4( 0-11 ) , 
8( 0-0), 9/1 (0-2), 9/2( 2-2), 10/1 (1-11), 
10/2/1 ( 1-0 ), 11( 0-14), रास्ता( 0-2 ) 


एन० के ० गर्ग , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
गुड़गांव वृत्त , लोक निर्माण विभाग , 
( भवन एवं मार्ग शाखा), गुड़गांव । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDINGS AND ROADS BRANCH ) GURGAON CIRCLE , GURGAON 


The 1st August, 2011 


No. 28- GA87 - D/ 55.-- In exercise of the powers conferred by the Section 48 of the Land Acquisition Act, 1894 
and all the powers enabling him in this behalf,the Governor of Haryana hereby withdraws from the acquisition of land 
described in specification below , which was notified under Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 vide Notification 
No. 28 -GA -87/D /52 , dated 9th December, 2010 published in the Haryana Government Gazette 1st January , 2011. 


Specification 


District 


Tehsil 


Village ! 
Locality 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Survey No. 
Rectangle 

Field No. 
No. 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Faridabad 


Faridabad 


13 


6.48 


Pali 
( Contd .) 


169 // 9/1 ( 0-8 ) , 9/2 ( 0-14), 10/1 ( 0-15 ) , 

10/2 ( 0-0 ) , 11/1 ( 1-2 ) , 11/2 ( 2-17 ) , 

12( 0-11) , 20/1 ( 0-9 ), 20/2 ( 0- 12 ) 
170// 14 ( 0-10 ) , 15 ( 3-14 ) , 16/1 ( 0-15 ) , 

16/2( 3-16) , 17/1/1 ( 0-3) , 17/2( 4-15) , 
18( 0-15) , 22 (0-15 ) , 23/1( 4-8) , 
23/2 ( 0-8 ) , 24/1 ( 0-5 ) , 24/2/2 ( 4-18 ) , 
25 (1-3) and Path ( 0-4 ) 


926 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 9, 2011 ( SRVN. 18. 1933 SAKA) 


I PARTI 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Faridabad 


Faridabad 


13 


6.48 


Pali 
( Concld. ) 


- 


173// 6 (0-4 ), 15/1 ( 0-6), 15/2 ( 0-9 ) 
174 // 1 (0-11) , 2/1 ( 3-4 ) , 2/2/1 ( 0-18 ) , 

2/2/2 ( 0-0 ) , 3/1 ( 0-2 ), 3/2/1 ( 0-16) , 
3/2/2 ( 3-3 ) , 4 ( 0-11) , 8 ( 0-0 ), 9/1 ( 0-2 ) , 
9/2 ( 2-2) , 10/1 (1-11 ) , 10/2/1 (1-0 ) , 
11 (0-14 ), Path ( 0-2 ) 


N.K. GARG, 
Superintending Engineer , 
Gurgaon Circle , Public Works Department 
( Buildings and Roads Branch ), Gurgaon . 


-- 


- 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं मार्ग शाखा) गुड़गांव वृत्त , गुड़गांव 


दिनांक 1 अगस्त, 2011 


संख्या 28- जी ० ए०-87- डी 0/56. - यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिनका विवरण नीचेविशिष्टि में वर्णित है, जोकि हरियाणा सरकार , लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग 
शाखा) की अधिसूचना संख्या 28- जी ०ए०-87 - डी 0/ 49 , दिनांक 09 दिसम्बर , 2010 की पठित धारा 4 के अन्तर्गत प्रकाशित दिनांक 31 दिसम्बर , 
2010 द्वारा वापस ली जाती है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


सर्वेक्षण संख्या 


( एकड़ ) 


आयत 


खसरा संख्या 


। 


संख्या 


2 


3 


5 


6 


7 


गुड़गांव 


सोहना 


हरचंदपुर 


199 


6.90 


721 


16( 0-1), 24/2( 0-4 ), 25/1( 1-11 ), 25/2( 0-9 ) 


73// 


19( 0-11 ), 20/1( 0-10 ), 20/2(0-2), 21( 1-1 ) 


7711 


2/2( 2-0 )मिन , 3/2 ( 0-14), 4(3-0), 5( 3-0 ), 
6 ( 0-2 ), 7 ( 4-18 ), 8/1 ( 4-2 ), 8/2( 1-6 ), 
9/1( 2-9), 9/2( 5-11 ), 10/1/2( 0-6 ), 10/2( 1-6 ), 
12( 4-18 ), 13/1( 1-6 ), 13/2( 3-7), 13/3 ( 0-12 ), 
14( 0-11), 18/1 ( 0-1), 18/2( 0-11), 19( 4-11 ), 
20( 1-4), 21/1 ( 0-0), 21/2( 1-8 ), 29/1 ( 0-1 ), 
29/2( 1-12), 512 रास्ता( 0-2 ), रास्ता (0-7 ) 


7811 


25/1/2( 0-1), 25/2/1( 0-3) 


एन ० के ० गर्ग, 


अधीक्षक अभियन्ता, 
गुड़गांव वृत्त , लोक निर्माण विभाग, 
( भवन एवं मार्ग शाखा), गुड़गांव । 


